Regd. No. CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


ANA 


VA.D 


PVT 
. 


ARYAN 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No. 120 - 2017 / Ext. ] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 10, 2017 ( ASADHA 18, 1939 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 

आदेश 

दिनांक 10 जुलाई, 2017 
संख्या डी०पी०एच० - एल०ए० - 2017 / 801 . - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11 ) की धारा 41 
की उप - धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा राज्य 
में सभी ग्राम पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर सरकार द्वारा, समय - समय पर , यथाविनिर्दिष्ट दर पर 
सिनेमा हाल, नाटक , विडियो गेम, पार्लर, मेला, प्रदर्शनी या किसी प्रकार के मनोरंजन पार्क इत्यादि सहित मनोरंजनों और 
मन - बहलाव गतिविधियों पर कर उद्ग्रहण करने की अपेक्षा करते हैं । यह कर इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 
15 दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा उद्ग्रहणीय होगा । 


नवराज संधु , 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
विकास तथा पंचायत विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 

Order 

The 10th July, 2017 
No. DPH -LA - 2017 /801 . — In exercise of the powers conferred by clause ( c) of Sub -section ( 1 ) of Section 41 
of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994 ), the Governor of Haryana hereby requires all Gram Panchayats 
within the State of Haryana to levy tax on entertainments and amusement activities including cinema hall , show , 
video game/parlor, mela , fair, exhibition or of any kind of amusement park etc at the rate as specified by the 
Government from time to time within the limits of the Gram Panchayat concerned . This tax shall be leviable by each 
Gram Panchayat within a period of 15 days from the date of publication of this order in the Official Gazette . 


NAVRAJ SANDHU , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Development and Panchayats Department. 


55469 — C . S . — H. G . P., Chd . 


( 3025 ) 


